HD. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

17 माघ 1935 ( श० ) 
संख्या 34 राँची, गुरुवार 

6 फरवरी, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

21 जनवरी, 2014 
संख्या--4/ विविध - 101 / 2000 ( खण्ड) का .-597 -- सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 के 
अतंर्गत कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची से संबंधित विषयों के संबंध 
में इस विभाग से याचना के आधार पर सूचनाएं उपलब्ध कराये जाने के निमित्त सूचना का 
अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत अगले आदेश तक श्री सुमन कुमार, संयुक्त 
सचिव, कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, राँची को तत्कालिक प्रभाव से 
विभाग का प्रथम अपीलीय प्राधिकार घोषित किया जाता है । 


झारखंड गजट ( असाधारण) गुरुवार , 6 फरवरी 2014 


2. इस संबंध में निर्गत अधिसूचना संख्या 4/विविध -101 /2000 ( खण्ड ) का0 310, दिनांक 
30 .11.2012 इस हद तक संशोधित समझा जायगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


नन्द कुमार ठाकुर , 


सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 34 _ 501 


